निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 531 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( श0) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2013 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

1 अप्रील 2013 
सं0 22 / नि०सि० (मुक ) – भाग0 - 19 - 39 / 2009 / 388 — श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, आई0डी0 - 1286 तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर / लक्ष्मीपुर से उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2000 - 01 में खैराती खाँ 
उप वितरणी के चेन सं0 - 200 से 229 तक सफाई कार्य एवं हटाये गये बोल्डर में कमी पाये जाने , खैराती खाँ वितरणी 
के विभिन्न चैनों पर टूटान मरम्मति कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव एवं गलत भुगतान होने , छत्रहार काजवे के पहुंच पथ में 
बाँध का कार्य नदी में उपलब्ध बलुआही मिट्टी से कराने, बदुआ बायीं मुख्य नहर के चेन 530 पर टूटान मरम्मति कार्य 
विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने , बदुआ बायाँ शाखा नहर के चेन सं0 -638 पर साईफन मरम्मति एवं चेन सं0 - 637.5 
( आर0 ) पर आउटलेट मरम्मति कार्य में अधिक एवं गलत भुगतान करने तथा कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने , 
सिंचाई प्रमण्डल सं0 - 1, लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत आजन जलाशय योजना में बाया मुख्य नहर के चेन 43.00 पर बांध 
मरम्मति कार्य में टूटान के प्री लेवेल की जांच असम्बद्व अभियन्ता से नहीं कराये जाने एवं कुल 15,565 / - रूपये बिना 
काम कराये भुगतान करने तथा बेलिया नहर के चेन सं0 - 204 से 266 तक तल सफाई कार्य असम्बद्व प्रमण्डल से 
लेवल की जांच नहीं कराने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन के 
आधार पर सिविल सर्विसेज ( क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम - 55 ए के तहत विभागीय पत्रांक 328 
दिनांक 10. 6.04 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया । 

2. श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त यह पाया गया कि 
कार्य विशिष्टि के अनुरूप नही है तथा गलत भुगतान नहीं होने के लिए इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया 
गया है । फलत : श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध 
सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 - 41 दिनांक 22. 1.09 द्वारा निम्नांकित दण्ड 
अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः 

( 1 ) निन्दन वर्ष 2000 - 01 
( 2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

3. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर एवं सिंचाई प्रमण्डल सं0 - 1, लक्ष्मीपुर 
से इनके वर्ष 1999 - 2000 एवं 2000 - 01 के पदस्थापन अवधि के एक अन्य मामले में बदुआ बाया मुख्य नहर के चेन 
सं0 - 365 पर प्रपात सह पुलिया बैंक मरम्मति कार्य में रूपये 12,770 / - का अधिक भुगतान करने , बदुआ बायाँ मुख्य 
नहर के चेन सं0 - 530 पर बायाँ बांध का टूटान एवं आउटलेट मरम्मति कार्य में 24, 000 / - रूपये का भुगतान, स्वीकृत 
प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराने, बदुआ बाया मुख्य नहर के चेन 148 से 242 का टूटान मरम्मति कार्य में 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2013 
4 , 062 / - रूपये अधिक भुगतान करने , स्थल पर टर्पिक कार्य नहीं कराने , बदुआ बाया मुख्य नहर के चेन सं0 - 700 से 
758 का टूटान मरम्मति कार्य में असम्बद्व सहायक अभियन्ता से प्री लेवेल जाँच नहीं कराने , खैराती खाँ के चेन सं0 - 2 
से 191 के बीच नहर तटबंध मरम्मति कार्य में प्री लेवेल की जांच असम्बद्ध सहायक अभियन्ता से नहीं कराने, बायाँ 
मुख्य नहर अजान जलाशय योजना के चेन 41 पर एक्वाडक्ट मरम्मति कार्य में गलत मापी करने, बगरा वीयर के 
क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापन कार्य में प्राक्कलन तैयार करने तथा भुगतान की प्रक्रिया सही नहीं रहने , अजान जलाशय 
योजना के अन्तर्गत डैम आउटलेट गेट के डिवाईड वाल के उच्चीकरण के कार्य में गुणवत्ता की जांच गुण नियंत्रण से 
नहीं कराने आदि कुल पन्द्रह आरोपों के लिए विभागीय उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 
171 दिनांक 7. 2.03 द्वारा सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम - 55 ए के तहत 
स्पष्टीकरण किया गया । 

4. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से इस मामले में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर 
पर किए जाने के उपरान्त इनके द्वारा कार्य में प्रीलेवल की जांच नियमानुकूल नहीं किए जाने, टर्पिक कार्य 
असंतोषजनक होने तथा कार्य एवं भुगतान में प्रक्रियात्मक भूल किए जाने के कारण इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत 
करते हुए सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 - 27 दिनांक 16. 1.09 द्वारा 
निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय किया गया: 

1. दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

5. श्री सिन्हा द्वारा उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना सं0 - 41 दिनांक 22.1.09 एवं विभागीय अधिसूचना सं0 - 27 
दिनांक 16. 1.09 के विरूद्व माननीय पटना उच्च न्यायालय में क्रमशः सी० डब्लू0 जे0 सी0 सं0 - 11414 / 09 जगदीश 
प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं सी० डब्लू0 जे0 सी0 सं0 - 11411 / 09 जगदीश प्रसाद सिन्हा बनाम 
बिहार राज्य एवं अन्य समादेश याचिका दायर किया गया । 

6. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपर्यक्त दोनों समादेश याचिकाओं सी० डब्लू0 जे0 सी० 
सं0 - 11414 / 09 एवं सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 - 11411 / 09 के मामले में दिनांक 12.8. 11 को पारित न्याय निर्णय के 
आलोक में मामले की समीक्षा पुन: सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त माननीय पटना उच्च 
न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता 
के विरूद्व विभागीय अधिसूचना सं0 - 41 दिनांक 22.1.09 एवं अधिसूचना सं0 - 27 दिनांक 16.1.09 द्वारा संसूचित दण्ड को 
निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई 
प्रमण्डल , तारापुर, लक्ष्मीपुर के विरूद्व विभागीय अधिसूचना सं0 - 41 दिनांक 22.1..09 एवं अधिसूचना सं0 – 27 दिनांक 16. 
1.09 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त किया जाता है । 

उक्त निर्णय श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर एवं सिंचाई 
प्रमण्डल सं0 - 1, लक्ष्मीपुर सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है । 
प्रस्ताव पर माननीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 531 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


